निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 861) 


9 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 31 जुलाई 2015 

I ke ku ; i ż kk u fo Hkkx 


ki & i 

30 जुलाई 2015 
सं० 21 / अ. पि . व. रा . आ . - 13 / 2012 - सा . प्र. 10902 — अधिसूचना संख्या- 10724 दिनांक 24 .07.2015 द्वारा डॉ . 
रतन कुमार मंडल , पिता- स्व . बनारसी प्रसाद मंडल, कंपनी बाग , पोस्ट- भागलपुर सिटी, थाना- युनिवर्सिटी थाना, भागलपुर 
812002 (बिहार) को पदभार ग्रहण की तिथि के प्रभाव से अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के 
" अध्यक्ष " पद पर नियुक्त किया गया है । 

उक्त अधिसूचना में अंकित " संकल्प संख्या - 2641 दिनांक 15.09. 2015 " के स्थान पर “ संकल्प संख्या - 2641 
दिनांक 15. 09 .2006 " पढ़ा जाय । 
अधिसूचना संख्या- 10724 दिनांक 24.07. 2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 861 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


